The 


साल 


. 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 माघ 1936 ( श० ) 


संख्या 75 राँची , शुक्रवार 


6 फरवरी, 2 0 15 ( ई० ) 
सहकारिता विभाग । 


अधिसूचना 
6 फरवरी 20 15 


संख्या- 02 /निग0- 03 -66 / 2014 सह0 302.. श्री निरंजन कुमार , जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोड्डा 
लगातार अवकाश पर रह कर सरकार द्वारा सौंपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने , अनुशासनहीनता 
एवं कर्तव्य के प्रति रूचि नहीं लेने ,नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना तथा विभाग 
द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का उकार नहीं देने के प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये हैं । 
2. श्री कुमार के कर्तव्य से लगातार अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप गोड्डा जिले के सहाकरिता 
संबंधी कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं तथा सरकार द्वारा आश्वासन संख्या- 644/2012 में दिये गये 
आश्वासन का अनुपालन नहीं किया जा सका है । 
3. विभागीय पत्रांक 2845 दिनांक 19 फरवरी, 2014 द्वारा नियंत्री पदाधिकारी के आदेशों की 
अवहेलना करने एवं सरकार द्वारा सौंपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने के लिए श्री कुमार से 
स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया , जो सरकारी 
सेवक के आचरण के प्रतिकूल है । 
4. प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा लिये गये निर्णय 
के आलोक में श्री निरंजन कुमार , जिला सहकारिता पदाधिकारी , गोड्डा को Civil Services 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 6 फरवरी, 20 15 


( Classification, Control and Appeal) Rules-1930 के नियम- 49 ( A ) ( 1) ( a ) के तहत तत्काल प्रभाव से 
निलंबित किया जाता है । 

5. निलंबन अवधि में श्री कुमार को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 96 में उल्लेखित 
प्रावधानों के अन्तर्गत जीवन निर्वाह अनुदान| जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा | 

6. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची का 
कार्यालय होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण ) 75 – 50 । 


